

















एस्मेराल्डा एक बहुत बड़ी बच्ची थी. 
जब वो केवल छह महीने की थी तब वो 
अपनी पालने की लोहे की सलाखें चबाती 
थी. 


"एस्मेराल्डा एक शक्तिशाली महिला 
होगी," उसके पिता ने कहा. "फिर वो 
सकैस में हमारे साथ काम कर सकेगी." 





जब एस्मेराल्डा चार साल 
की थी तब वो एक भारी कुर्सी 
को उठा सकती थी. 









उसकी माँ ने उसके लिए तेंदुए 
की खाल का एक टॉप और एक 
झालर वाली स्कर्ट बनाई. 








लेकिन बगल के बच्चे एस्मेराल्डा के साथ नहीं खेलते थे. और वे एस्मेराल्डा को अपने खिलौनों से खेलने नहीं देते थे. 


"तुम बहुत भीमकाय हो," वे कहते. "तुम हमें चोट "तुम बहुत अनाड़ी हो," वे कहते. "तुम उन्हें तोड़ दोगी." 
पहुँचाओगी." 








जब एस्मेराल्डा छह साल की हुई तब वो अपने माता-पिता को 





अपने कंधों पर उठा सकती थी. 
कि / % 4 
; ८ ८८ पड़ोस के बच्चे एस्मेराल्डा को अपनी बिल्ली के पास तक जाने 
है ४ नहीं देते थे. 


"तुम बहुत ताकतवर हो," वे कहते. "तुम उसे कुचल दोगी." 


जब एस्मेराल्डा सात साल की हुई तब उसके मम्मी और पापा 
ने कहा. "एस्मेराल्डा, जल्द ही तुम हमारे सकैस एक्ट में शामिल उन्हें लगा कि इससे उनकी बेटी खुश होगी. लेकिन एस्मेराल्डा 
हो सकती हो. क्योंकि तुम एक ताकतवर महिला हो." १2? एक ताकतवर महिला नहीं बनना चाहती थी. वो एक एक्रोबैट या तनी 
//(7 पा रस्सी पर चलने वाली आर्टिस्ट बनना चाहती थी. उसे हर दिन मांस 

क्‍ खाना, या जानवरों की खाल पहनना या वजन उठाना पसंद नहीं था. 





/ ॒ ”्प $ 8. | 


शक्तिशाली महिलाएं खुद को ताकतवर बनाने के लिए इसलिए एस्मेराल्डा ने भी मांस खाया, वजन उठाए 
मांस खाती हैं," उसके पिता ने कहा. "वे खुद को मजबूत बनाने और तेंदुए की खाल पहनी, लेकिन वो यह सब करके काफी 
के लिए वजन उठाती हैं और वे जानवरों की खाल पहनती हैं यह दुखी थी. वह इतनी विशाल हो गईं थी कि बगल के बच्चे 
दिखाने के लिए कि वे शेरों की तरह ताकतवर हैं." उससे दूर भागते थे. 





940 ६ 





फिर एस्मेराल्डा अकेले अपने कमरे में पड़ी रहती थी और लेकिन बगल के बच्चों को, एस्मेराल्डा की आवाज़ मेंढक के टर्राने 
कागज़ के सुंदर जानवर बनाती थी और उन्हें गाने सुनाती थी. की तरह लगती थी. उन बच्चों को यह अंदाज़ नहीं था कि एस्मेराल्डा 
कागज़ के जानवर ही उसके इकलौते दोस्त थे. की उंगलियां बेहद कोमल चतुर थीं और उसका दिल सोने का था. 


गर्मियों में एस्मेराल्डा और उसका 
परिवार दुनिया के दौरे पर गए. उन्होंने 
दुनिया भर के शहरों में शो दिखाए. 





उसने अपने दांतों से 
लोहे की सलाखों को मोड़ा. 





| 
न आ 
/ 


एस्मेराल्डा ने अपने माता- 
पिता को अपने कंधों पर उठाया. 


उसने उन्हें हवा में फेंका 
और उन्हें वापिस पकड़ा. 


दर्शकों को उसका 
प्रदशन बहुत अच्छा लगा! 





जब सदियां आईं तो दौरा समाप्त हुआ और परिवार घर लौटा. सुबह एस्मेराल्डा पड़ोसियों के बगीचे में झाँकने के लिए दौड़ी. 


माँ और पिताजी ने अपने घर की पहली रात का जश्न मनाने के वहां बच्चों की एक नई बहन ने जन्म लिया था. एस्मेराल्डा उस 
लिए विशेष भोजन बनाया. लेकिन एस्मेराल्डा को वो अच्छा नहीं लगा. बच्ची को उठाना चाहती थी लेकिन बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे. 
उस रात जब वो सोने गई तब उसने अपने कागज के जानवरों के लिए "एस्मेराल्डा चली जाओ. तुम उस बच्ची को डरा दोगी." 


गीत भी नहीं गाए. वो बहुत उदास थी. 
















अगले दिन गाँव में बहुत तेज़ हवा चली. एस्मेराल्डा बाहर भागी 
और उसने आकाश में हवा को बादल चीरते हुए देखा. हवा उसके जितनी 
ही तेज थी. 


"आओ और मेरे साथ खेलो," वो चिललाई. "यहाँ पर मेरे साथ और 
कोई नहीं खेलता है." 


लेकिन हवा एस्मेराल्डा को छूते हुए पड़ोसी के बगीचे में गई. वहां के 
पेड़ से जाकर टकराई. पेड़ कांप उठा और उसकी एक बड़ी शाखा टूट गई. 


३ 
'+. 9 5» री 















छोटी बच्ची पेड़ के नीचे एक पालने में सो रही थी. पड़ोस 
के बच्चों ने खिड़की से बाहर देखा. उन्होंने देखा की टूटी शाख 
छोटी बच्ची को कुचलने जा रही थी. वे सभी घर से बाहर 
निकल आए, लेकिन वे पेड़ के पास जाने से डर रहे थ. 











यह देखकर एस्मेराल्डा ने दीवार पर छलांग लगाई. उसने 
गिरती हुई शाखा को पकड़ लिया. उसने शाखा को बच्ची से दूर 
धकेल दिया. फिर शाखा पालने से दूर जमीन पर जा गिरी. 


फिर एस्मेराल्डा ने महसूस किया कि उसकी असली ताकत 





उसे छोड़ रही थी. 
 &€&& 53 2229 % 32 ४9: नस्ल 
'उकट्ररआ 27 4०५०० ७९७४ ००४/४३:८ ४९ ६ 2: + <अय 











फिर पड़ोस के बच्चे धीरे-धीरे घास में पड़ी बच्ची के पास गए. 





उन्होंने कहा, "अब हमें एस्मेराल्डा बिल्कुल डरावनी नहीं 
लगती है." एस्मेराल्डा के पिता बाहर क्या हुआ, वो देखने के लिए 
दौड़े. 


"उसने हमारी बच्ची को बचाया," पड़ोस के बच्चे मिलकर 
चिल्लाए. "हम एस्मेराल्डा का कैसे धन्यवाद अदा करें?" 





५ 44 ४ 
भरा # ५ 
> 
#4> 
5 


है १७4९९ ७७/७०7 6 ८# ॥+ ! छः. #२ ७१ ४+ (३७ €फें ;/ ६ ह >4ीए<*ै० / &! कै ७ १॥ 






ज ४[॥/ |: (] भ(ल (लक ५ 


माँ ने एस्मेराल्डा को बिस्तर पर लिटा दिया और वो उसके ठीक एस्मेराल्डा पूरी सर्दी भर बिस्तर पर लेटी 


होने का इंतज़ार करने लगीं. रही. उसने पड़ोसियों के बच्चों की स्केटिंग, 
है टोबोगनिंग और स्नोबॉलिंग भी नहीं देखी. किक 3, +-2८॑ आवक. 
डॉक्टर आया और उसने सिर हिलाया. "मुझे ऐसा लगता है कि “६ ३ 
एस्मेराल्डा फिर से शक्तिशाली नहीं बनना चाहती है," उन्होंने कहा. थम गीत आय | । 
की ओर देखते थे. फिर सोचते थे कि वो आखिर | | 


कहाँ थी? | रब 





वे उसे बहुत याद करते थे. 


जब पेड़ों में फूल खिलने लगे तब माँ ने कहा. "हम एस्मेराल्डा के 
बिना अपने दौरे पर नहीं जा सकते. अब हम क्‍या करें?" 
"शायद यह समय है कि हम पड़ोस के बच्चों से पूछें," पिताजी ने 


"कितने सुंदर है!" वे फुसफुसाए. "काश हम भी कागज के जानवर बना पाते." 
बच्चे एस्मेराल्डा के पास गए. उन्होंने अपने खिलौने, खाना और छोटी बच्ची 
को उसके बिस्तर पर रख दिया. 


सझाव दिया. 

क "कपया जल्‍दी से शक्तिशाली बन जाओ, एस्मेराल्डा." उन्होंने कहा. "हम 
एस्मेराल्डा के बीमार होने की बात सुनकर बगल के बच्चे दुखी हुए हैं जा कक का मम 

हु > चाहते हैं कि तम आओ और हमारे साथ खेलो." 
पक 2725 हा न हम 
गस्मेराल्डा ने एक सी मस्कान से केवल च ह 
उन्होंने इतनी सफाई से और चतुराई से कागज के बने जानवर पहले आल हु क 
नहीं क्‍ अगले दिन एस्मेराल्डा बिस्तर पर उठकर बैठी. 
कभी नहीं देखे थे. कु: 


"कितना प्यारा दिन है," उसने कहा. "आज नाश्ते में क्या है?" 













































































































फिर एस्मेराल्डा ने अपने कागज़ के सभी जानवरों को इकट्ठा किया. उसने 
खिड़की खोली और उन्हें बाहर हवा में फेंक दिया. 


"यह तुम्हारे खेलने के लिए हैं!" वो नीचे खड़े बच्चों को देखकर चिल्लाइ. 


8 हे [" तैरते हुए प्राणियों को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए बच्चे चिल्लाए. 
"चलो, अब एस्मेराल्डा की तबियत फिर से ठीक हो गई." 


+ ५ ग 
कि -आम लू ३ ९७ ५ 













9क््‌ 
/ज्ह 
488 
हे हक 


द 





हा स््ल्ज क्‍ लेकिन पतझड़ में वो पड़ोस के बच्चों 
| के साथ खेलने के लिए घर आती है. 

बच्चे कहते हैं कि एस्मेराल्डा उनकी 

सबसे अच्छी दोस्त है. जज ब्ब्न्त्ल 








